रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (iii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 22 , 2018 / भाद्र 31 , 1940 
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 22 , 2018/ BHADRA 31, 1940 


सं . 52] 
No. 52 ] 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 सितम्बर, 2018 
आ .अ. 55 (अ). - यत:, भारत के राजपत्र में दिनांक 09 -03-2014 को प्रकाशित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम , 
2014 ( 2014 की सं 6) (इसमें इसके बाद पुनर्गठन अधिनियम के रूप में संदर्भित ) के द्वारा तत्कालीन मौजूदा आंध्र प्रदेश 
राज्य को , नियत तारीख, जिसे बाद में 2 जून 2014 के रूप में अधिसूचित किया गया था , से उक्त अधिनियम की धारा 3 में 
विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के साथ तेलंगाना के नए राज्य का राज्य क्षेत्र निर्मित करते हुए और पहले वाले अविभक्त आंध्र प्रदेश राज्य के 
शेष क्षेत्र से आंध्र प्रदेश का उत्तरवर्ती राज्य निर्मित करते हुए, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के दो उत्तरवर्ती राज्यों में विभक्त किया 
गया था , और 

यत :, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों उत्तरवर्ती राज्यों की संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के नाम एवं 
विस्तार पुनर्गठन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए थे और निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार संसदीय एवं विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार वही है जो अविभक्त आन्ध्र प्रदेश के संबन्धित निर्वाचन क्षेत्रों का था ; और 

यत:, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम , 2014 की धारा 108 की शर्तों के अनुसार दिनांक 23 अप्रैल , 2015 को जारी 
किए गए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2015 के द्वारा यह उपबंधित किया गया था कि कुकुनूर, 
वेलैरपाडु एवं बरगमपहाडं मंडलों परंतु जिसमें पिनापाका , मोरामपल्ली बंजार, भुरगमपाड , नागीनेनीपरोल, किसनसागर, 
टेकुला , सरापाका , इरेवेन्डी , मोथेपट्टीनगर, उपुसाका, सोमपल्ली के राजस्व ग्राम और पालवंचा राजस्व प्रभाग का नकरी पेट्टा 
शामिल नहीं हैं तथा चिंतूर, कुनावरम् , वी . आर. पुरम और भद्राचलम के मंडल परंतु जिसमें खम्माम जिले के भद्राचलम राजस्व 
प्रभाग के अंतर्गत भद्राचलम गांव शामिल नहीं हैं , उत्तरवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी एवं पश्चिम गोदावरी जिलों को 
हस्तान्तारित कर दिए गए थे; और 


5599 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( iii)] 


यतः, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच उक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश की 
दिनांक 17.05. 2015 की अधिसूचना संख्या 42/15 का संदर्भ देते हुए , गृह मंत्रालय , भारत सरकार ने दिनांक 13 सितंबर , 
2018 के अपने पत्र संख्या 12012/ 01/ 2014- एसआर(पार्ट III ) के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य 
को हस्तांतरित “नल्लीपाका मंडल , ” जिसका नाम बदल कर अब " येतपक्का मंडल ” हो गया है, तथा भद्राचलम मंडल के सभी 
ग्राम 53 - रामपचोदावरम ( अ. ज. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जाने हैं और छह राजस्व ग्राम सीतारामानगरम, श्रीधारा 
वेलेयर , गुमपनापल्ली, गनापावरम , इब्राहिमपेट और रविगुडम ( बड़ा), 67 -पोलावरम ( अ. ज. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
में जाने हैं ; और 

यतः , गृह मंत्रालय ने दिनांक 13. 09 .2018 के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में , विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्यविभाग 
से परामर्श करके यह संसूचित किया है कि आयोग , परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 11 के अधीन संसदीय और विधान 
सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश, 2008 में इस प्रयोजनार्थ आवश्यक अद्यतन कर सकता है; और 

यत:, आयोग ने इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच कर ली है और इसका यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि दिनांक 
23 अप्रैल, 2015 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन ( कठिनाइयों का निवारण ) आदेश, 2015 और गृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितंबर , 
2018 के पत्र सं. एफ. 12012/01/2014- एसआर ( पार्ट .III) के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य के 
53- रामपचोदावरम ( अ. ज. जा .) और 67 -पोलावरम ( अ. ज. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को दिनांक 23 अप्रैल , 
2015 के आदेश और गृह मंत्रालय के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 13 सितंबर, 2018 के पत्र में दिए गए आगे और स्पष्टीकरण के 
अनुसरण में अद्यतित किया जाना है; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 9( ख ) में यह परिकल्पना की गई है कि - 
" जहां आदेश में उल्लिखित किसी जिले अथवा किसी प्रादेशिक डिवीजन की सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन किए 
जाते हैं अथवा किया जाता है, तो ऐसे संशोधन किए जाएं , जो आदेश को अद्यतित बनाने के लिए आवश्यक अथवा 
उचित प्रतीत हों "। 

अत :, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 9( ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,निर्वाचन 
आयोग एतद्दवारा उक्त आदेश को अद्यतित बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश , 2008 की अनुसूची III में 
निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: 

सारणी 
संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 की अनुसूची - III की सारणी - क में , आन्ध्र 
प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया तथा पढ़ा जाएगा : 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की क्रम सं . एवं नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार 
53- रामपचोदावरम ( अ. ज. जा . ) 

मारेदुमिली , देवीपटनम , वाई. रामावरम , अद्दातीगाला, गंगावरम , रामपचोदावरम , 
राजावोममन्गी , कुनावरम , चिन्तुर, वी . आर. पुरम , मंडल और येतपक्का मंडल में 

सम्मिलित भद्राचलम राजस्व ग्राम को छोड़कर भद्राचलम मंडल के सभी राजस्व ग्राम । 
67- पोलावरम ( अ . ज . जा . ) 

पोलावरम, बुट्टायागुडेम , जेलूगुमिल्ली, कोययालगुडेम , टी . नरसापुरम , वेल्लेयरपाडु 
मंडल और कुकुनूर मंडल में सम्मिलित राजस्व ग्राम सीतारामनगरम, श्रीधरा वेलेयर , 
गुमपनापल्ली, गनापावरम , इब्राहिमपेट और रविगुडम ( बड़ा )। 


[ सं . 282/ आंध्र प्रदेश/ 2018 ( परिसीमन )] 

आदेश से , 
के . एन . भार , प्रधान सचिव 


[ TT II , qus 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd September, 2018 


O . N . 55 (E ). — Whereas, by the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (No. 6 of 2014 ){ hereinafter referred 
to as “ Reorganisation Act” } published in the Gazette of India on 09 -03 -2014 , the then existing State of Andhra Pradesh 
was divided into two successor States of Telangana and Andhra Pradesh , with the areas specified in Section 3 of the said 
Act forming the territories of new State of Telangana and the remaining areas of erstwhile undivided State of Andhra 
Pradesh forming the territories of the successor State of Andhra Pradesh , from the appointed date which was later 
notified as 2nd June, 2014 ; and 


Whereas, the names and extent of the Parliamentary Constituencies and Assembly Constituencies of the two 
successor States of Andhra Pradesh and Telangana were specified in the Second Schedule to the Reorganisation Act , the 
extent of the constituencies being the extent as per the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies 
Order, 2008 for the respective constituencies of the undivided State of Andhra Pradesh ; and 

Whereas, vide Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2015 issued on 23rd April, 2015 
in terms of Section 108 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 , it was provided that the Mandals of Kukunoor, 
Velairpadu and Burgampahad but not including its revenue villages of Pinapaka , Morampalli Banzar , Bhurgampad , 
Nagineniprolu , Krishnasagar, Tekula, Sarapaka, Iravendi, Mothepattinagar, Uppusaka, Sompalli and Nakripeta under the 
Palvancha Revenue Division and the Mandals of Chintoor, Kunavaram , Vararamachandrapuram and Bhadrachalam but 
not including the revenue village of Bhadrachalam under the Bhadrachalam Revenue Division of Khammam District 
were transferred to EastGodavari and West Godavari Districts of successor State of Andhra Pradesh .; and 


Whereas, as a consequence of the said change between the Assembly Constituencies of Andhra Pradesh and 
Telangana, the Ministry of Home Affairs , Govt. of India vide its letter No. 12012 /01/2014 - SR ( Pt. III) dated 13th 
September, 2018 , referring to the Govt . of Andhra Pradesh Notification No.42/15 dated 17 .05 .2015 has clarified that 
‘Nellipaka Mandal which has since been renamed as ‘ Yetpaka Mandal and all villages of Bhadrachalam Mandal 
transferred to the successor State of Andhra Pradesh are to go to 53-Rampachodavaram (ST) Assembly Constituency and 
the six Revenue Villages Seetharamanagram , Sridhara Velair, Gumpanapalli, Ganapavaram , Ibrahimpet and 
Ravigudem (big) are to go to 67-Polavaram (ST) Assembly Constituency ; and 

Whereas the Ministry of Home Affairs in consultation with Ministry of Law & Justice , Department of Legal 
Affairs , in above referred letter dated 13/09 /2018 has conveyed that the Commission may like to make necessary 
updation in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 for the purpose under Section 
11 of the Delimitation Act , 2002 ; and 


Whereas the Commission has examined the matter in detail and is of considered view that the combined reading 
of Andhra Pradesh Reorganisation (Removal of Difficulties ) Order , 2015 dated 23rd April , 2015 and the Ministry of 
Home Affair s letter No. F .12012/01 /2014 - SR (PT. III) dated 13th September, 2018 makes it clear that the extent of 
53 -Rampachodavaram (ST) and 67- Polavaram (ST) Assembly Constituencies in the State of Andhra Pradesh are to be 
updated in pursuance of the Order dated 23rd April, 2015 , and the further clarification in the letter dated 13th September, 
2018 of the Ministry of Home Affairs referred to above ; and 


Whereas, Section 9 (b ) of the Representation of the People Act, 1950 envisages that 


“ Where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in the Order are or is 
altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up -to -date ” . 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 9 (b ) of the Representation of the People 
Act, 1950 , the Election Commission hereby makes the following amendments in Schedule - III to the Delimitation of 
Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008 relating to the delimitation of the Parliamentary and Assembly 
Constituencies in respect of State of Andhra Pradesh , to make the said Order up - to -date , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( iii) ] 


In Table- A of SCHEDULE - III to the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order 2008 , 
the extent of the following Assembly Constituencies in respect of Andhra Pradesh shall be substituted and read as under : 


Extent of Assembly Constituencies 


S . No. & Name of Assembly 
Constituency 
53-Rampachodavaram (ST) 


Maredumilli , Devipatnam , Y . Ramavaram , Addateegala , Gangavaram , 
Rampachodavaram , Rajavommangi , Kunavaram , Chintur, V . R . Puram 
Mandals and Yetpaka Mandal including all villages of Bhadrachalam 
Mandal except Bhadrachalam Revenue Village . 


67 -Polavaram (ST ) 


Polavaram , Buttayagudem , Jeelugumilli, Koyyalagudem , T . Narasapuram , 
Velairpadu Mandals and Kukunoor Mandal including Revenue Villages 
Seetharamanagram , Sridhara Velair , Gumpanapalli, Ganapavaram , 
Ibrahimpet and Ravigudem (big ). 


[No. 282 / AP /2018 (DEL )] 

By Order , 
K . N . BHAR , Principal Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 .09.26 
10: 14 :27 + 05 30 


